निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन , 1930 ( श 0 ) 


संख्या 08 


पटना , बुधवार , 


11 मार्च, 2009 ( ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-10 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों 
के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0, आई 0 एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी० , एम 0 ए 0 , एम 0 एससी 0 , 
लॉ भाग-1 और 2, एम ० बी ० बी ० एस ० . 
बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन - एड 0, एम 0 एस0 और 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा- फल , कार्यक्रम, 
छात्रवृत्ति प्रदान, आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

11-25 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और 
नियम, भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन , सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं , और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 


पूरक 


भाग -4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


27-35 


2 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाए 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

3 मार्च 2009 
सं०-1 / रा.स्था . / वि.स.से. 14 / 07 / 405 — श्री महेश प्रसाद , संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल , 
पूर्णियाँ अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल के प्रभार में 


रहेंगे । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

ललन राय , 
सरकार के उप सचिव । 


: 


( पत्रांक -I / बी - 109 / 2007-340 ) 

निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 
सेवा में , 

महालेखाकार, बिहार , 

वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 
द्वारा * वित्त विभाग , बिहार पटना । 

दिनांक -03.03.2009 
विषयः निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) के अधीन रू 0 5,500-9,000 / - के वेतनमान में पुराभिलेखपाल 

( Archivist ) के दो पद, रू0 4000-6000 / - के वेतनमान में कम्प्यूटर ऑपरेटर के दो पद, रू 0 3050-4590 / 
के वेतनमान में निम्नवर्गीय लिपिक के दो पद एवं रू 0 2550-3200 / - के वेतनमान में आदेशपाल के एक पद - कुल 

7 (सात ) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में । 
आदेश- स्वीकृत । 
2. राज्य के निबंधन कार्यालयों के निम्नवर्गीय लिपिकों ( वेतनमान - 3050-4590 / - रू ०) के रिक्त 11 (ग्यारह ) स्थायी 

पदों को प्रत्यावर्तित करते हुए निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) के अधीन अराजपत्रित वर्ग में 

निम्नांकित पद उनके सामने अंकित वेतनमान में सृजित किये जाते हैं 
क्रम 

वेतनमान 

पदों की संख्या 
सं ० 
पुराभिलेखपाल 

5500-9000 / -रू. 

2 ( दो ) स्थायी पद (विभाग के मुख्यालय में ) 
अराजपत्रित वर्ग- III, ( ग्रुप ग ) 

4000-6000 / -रू . 2 ( दो) स्थायी पद (विभाग के मुख्यालय में प्रत्येक 
अराजपत्रित वर्ग- III ( ग्रुप - ग ) 

पुराभिलेखपाल के लिए एक - एक ) 
निम्नवर्गीय लिपिक 

3050-4590 / -रू. 2 ( दो ) स्थायी पद, (विभाग के मुख्यालय में प्रत्येक 
अराजपत्रित वर्ग- III ( ग्रुप – ग) 

पुराभिलेखपाल के लिए एक - एक ) 
4 आदेशपाल, अराजपत्रित वर्ग-IV ( ग्रुप - घ ) 2550-3200 / -रू. 1 ( एक ) स्थायी पद 
3 . उपर्युक्त पदों के सृजन पर कुल वार्षिक व्यय 13,99,668 / - रू 0 ( तेरह लाख निन्यानबे हजार छ: सौ अड़सठ 

रूपये) अनुमानित है ( व्यय विवरणी संलग्न ) । 
4. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन) के मुख्यालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही उपर्युक्त पदों 

के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे । 
* अनौपचारिक रूप से परामर्शित । 


पद 


1 


2 


कम्प्यूटर ऑपरेटर 


3 


बिहार गजट, 11 मार्च 2009 


3 


5. उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों के वेतनादि का भुगतान “मुख्य शीर्ष - 2030 - स्टाम्प एवं पंजीकरण, उप मुख्य 

शीर्ष - 03 - पंजीकरण , लघुशीर्ष - 001- निदेशन एवं प्रशासन , उप शीर्ष - 0001 - अधीक्षण प्रभार गैर योजना (विपत्र 
कोड- N 2030030010001) ” शीर्षान्तर्गत विकलनीय होगा । 

विश्वासभाजन 
आमिर सुबहानी, 

सचिव । 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 


अधिसूचना 

24 फरवरी 2009 
सं०- I / E - 707/ 2007/249 अनु ० - श्री दशमी राम, जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर को दिनांक- 05.10.07 से 
दिनांक- 25.11.07 तक कुल 52 (बावन) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति चिकित्सा कारणों से बिहार सेवा संहिता के 
नियम 227, 228 के अंतर्गत दी जाती है : 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

एन. विजयलक्ष्मी, 

निबंधन महानिरीक्षक । 
ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

20 फरवरी 2009 
सं0- ग्रा 0वि0-2 / स्था0-1-01 / 08-1091 — ग्रामीण विकास में पदस्थापित / सेवा प्राप्त बिहार सेवा के 
निम्नांकित पदाधिकारियों का स्थानांतरण / पदस्थापन से निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी / 
सहायक परियोजना पदाधिकारी के पद पर किया जाता है 


वर्तमान पदस्थापन 


अ ० 


नव पदस्थापन 


क ० 


सू ० 
सं ० 


प्रखंड विकास 
पदाधिकारी का 

नाम 


सेवा 
संवर्ग 


कोटि 
क्रमांक 


सं ० 


गृह जिला 


जिला का 


प्रखंड / अंचल 

का नाम 


जिला 


प्रखंड 


नाम 


श्री गुफरान 


1 


गया 


आमस 


बिप्रसे 


1326/04 


औरंगाबाद 


वैशाली 


लालगंज 


2 


987 अहमद 

श्री राजीव 
988 | कुमार सिंह 

श्री गोविंद 
989 | चौधरी 


गया 


डुमरिया 


बिप्रसे 


1248/04 


शिवहर 


जहानाबाद 


काको 


3 


जहानाबद 


घोषी 


बिप्रसे | 42 / वीं .5 


जमुई 


गया 


नीमचकबथानी 


4 


990 | श्री मनीष शर्मा 


मुजफफरपुर । मुशहरी 


बिप्रसे 


1384/04 


पटना 


सीतामढी 


श्री प्रदीप कुमार 


डुमरा 
जहानाबाद 
सदर 


5 


991 


गुप्ता 


प ० चंपारण 


बगहा -2 


बिप्रसे 


1136/04 


सारण 


जहानाबाद 


श्री मनोज कुमार 


6 


992 


रजक 


प ० चंपारण 


नरकटियागंज 


बिप्रसे 


1309/04 


सिवान 


मुजफफरपुर 


मुरौल 


7 


993 | श्री नवीन 


प ० चंपारण 


योगापटी 


बिप्रसे 


1130/04 


सिवान 


बेगुसराय 


गढपुरा 


8 


994 | श्री अजय कुमार 


बेगुसराय 


साहेबपुरकमाल 


बिप्रसे 


1157/04 मधुबनी 


मुजफफरपुर 


मरवन 


4 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


वर्तमान पदस्थापन 


अ ० 


नव पदस्थापन 


क्र ० 
सं 0 


प्रखंड विकास 
पदाधिकारी का 

नाम 


सेवा 
संवर्ग 


कोटि 
क्रमांक 


गृह जिला 


जिला का 
नाम 


प्रखंड / अंचल 

का नाम 


जिला 


प्रखंड 


श्री राजेश कुमार 


9 


995 | सिंह 


सहरसा 


महिषि 


बिप्रसे 


1251/04 समस्तीपुर 


पू० चंपारण 


हरसिद्धि 


10 


बनमाइटहरी 


बिप्रसे 


1382/04 


नालंदा 


अरवल 


करपी 


11 


करपी 


बिप्रसे 


1333/04 


सिवान 


बेगुसराय 


बखरी 


12 


वारसलीगंज 


बिप्रसे 


1019/04 


नालंदा 


लखीसराय 


चानन 


996 | श्री संदीप कुमार | सहरसा 

श्री विकास 
997 कुमार 

अरवल 
श्री विरेन्द्र 
998 प्रसाद 

नवादा 
श्री संजीव 
999 | जमुआर 

सीतामढी 
श्री किशोरी 
1000 | चौधरी 

औरंगाबाद 
श्री वकील प्र0 
1001 सिंह 

औरंगाबाद 


13 


रीगा 


बिप्रसे 


1371/04 


पटना 


प० चंपारण 


मझौलिया 


14 


मदनपुर 


बिप्रसे 


1047/04 


नवादा 


सुपौल 


त्रिवेणीगंज 


15 


गोह 


बिप्रसे 


1116/04 मुंगेर 


गया 


कोंच 


16 


मुजफफरपुर 


औराई 


बिप्रसे 


1404/04 


सीमामढी 


गया 


मानपुर 


1002 | श्री गणेश कुमार 

श्री अमिताभ 
1003 | सिंह 


17 


वैशाली 


वैशाली 


बिप्रसे 


1472/04 समस्तीपुर 


शिवहर 


तरियानी 


18 


वैशाली 


विदुपुर 


बिप्रसे 


978/04 


पटना 


प ० चंपारण 


लौरिया 


19 


वैशाली 


महुआ 


बिप्रसे 


1164/04 


सहरसा 


पू ० चंपारण 


रामगढवा 


20 


1004 | श्री सुमन कुमार 

श्री नवीन कुमार 
1005 | सिंह 

श्री अमरेन्द्र 
1006 | शाही 

श्री विरन्द्र 
1007 नारायण 

श्री अशोक कुछ 
1008 पाल 


वैशाली 


देसरी 


बिप्रसे 


1064/04 


पटना 


सीतामढी 


पुपरी 


21 


सीतामढी 


नानपुर 


बिप्रसे 


838/04 


पटना 


पू ० चंपारण 


चिरैया 


22 


सीतामढी 


बेलसंड 


बिप्रसे । 659/04 


रोहतास 


गया 


फतेहपुर 


23 


1009 | श्री प्रमोद कुमार 


प ० चंपारण 


गौनाहा 


बिप्रसे 


1420/04 


गया 


पू ० चंपारण 


मधुबन 


24 


1010 | श्री दिनेश कुमार | प० चंपारण 


मझौलिया 


बिप्रसे 


1301/04 


पटना 


गया 


गया सदर 


25 


नौतन 


बिप्रसे 


1291/04 


कटिहार 


नवादा 


काशीचक 


26 


रामनगर 


बिप्रसे 


1081/04 बेगुसराय 


नवादा 


नारदीगंज 


1011 श्री मुकुल कुमार | प० चंपारण 

श्री रामनिरंजन 
1012 | सिंह 

प ० चंपारण 
श्री जितेन्द्र प्र ० 
1013 साह 

पू० चंपारण 
श्री जयशंकर 
1014 प्रसाद 

पू० चंपारण 


27 


हरसिद्धि 


बिप्रसे 


1243/04 


सारण 


जहानाबाद 


मखदुमपुर 


28 


चिरैया 


बिप्रसे | 919/04 


रोहतास 


औरंगाबाद 


मदनपुर 


श्री गजेन्द्र कु 0 


29 


पू ० चंपारण 


पहाड़पुर 


बिप्रसे 


1009/04 


गोपालगंज 


लखीसराय 


बडहिया 


1015 | मिश्र 

श्री विनायक 
1016 | मिश्रा 


30 


पू० चंपारण 


रामगढवा 


बिप्रसे 


1264/04 


सिवान 


बेगुसराय 


सहेबपुरकमाल 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


5 


वर्तमान पदस्थापन 


अ ० 


नव पदस्थापन 


क्र ० 
सं 0 


प्रखंड विकास 
पदाधिकारी का 

नाम 


सेवा 
संवर्ग 


कोटि 
क्रमांक 


गृह जिला 


जिला का 
नाम 


प्रखंड / अंचल 

का नाम 


जिला 


प्रखंड 


श्री ओमप्रकाश 
पाल 


31 


1017 


पू ० चंपारण 


मधुबन 


बिप्रसे | 905/04 


वैशाली 


सुपौल 


मरौना 


श्री कुमार 


32 


1018 | विनोद 


पू ० चंपारण 


ढाका 


बिप्रसे 


1432/04 


शेखपुरा 


प ० चंपारण 


रामनगर 


33 


बेगुसराय 


मंसूरचक 


बिप्रसे 


1012/04 


नवादा 


सुपौल 


प्रतापगंज 


1019 | श्री मुकेश प्रसाद 

श्री फतेह 
1020 | फैयाज 


34 


बेगुसराय 


बलिया 


बिप्रसे 


1315/04 


अररिया 


खगडिया 


चौथम 


35 


मुंगेर 


सदर 


बिप्रसे 


1106/04 यू० पी ० 


सीतामढी 


रीगा 


36 


लखीसराय 


हलसी 


बिप्रसे | 845/04 


मुंगेर 


नवादा 


गोविन्दपुर 


37 


शेखपुरा 


घाटकुसुम्बा 


बिप्रसे 


1400/04 


शिवहर 


मधेपुरा 


चौसा 


38 


1021 

श्री सुरेश 

श्री अर्जुन 
1022 पासवान 

श्री सुधांशु 
1023 | शेखर 

श्री रजनीश 
1024 लाल 

श्री बृज बिहारी 
1025 भगत 

श्री पंकज कुछ 
1026 | गुप्ता 

श्री सुनील 
1027 | कुमार 


सहरसा 


सौरबाजार 


बिप्रसे 


1413/04 


गोपालगंज 


सीतामढी 


मेजरगंज 


39 


मधेपुरा 


चौसा 


बिप्रसे 


1195/04 पूर्णिया 


सुपौल 


छातापुर 


40 


किशनगंज 


किशनंगज 


बिप्रसे 


1541/04 | पूर्णिया 


सीतामढी 


बैरगनिया 


41 


किशनगंज 


ठाकुरगंज 


बिप्रसे 


1256/04 


रोहतास 


वैशाली 


गोरौल 


42 


1028 | श्री संजय कुमार 


शिवहर 


तरियानी 


बिप्रसे 


1417/04 


नालंदा 


मुजफफरपुर 


मुसहरी 


43 


1029 | श्री विवेक कुमार | मुंगेर 


धरहरा 


बिप्रसे 


1314/04 


जहानाबाद 


औरंगाबाद 


देव 


असलमनगर 
अलीगंज 


44 


लखीसराय 


चानन 


बिप्रसे 


1239/04 भोजपुर 


जमुई 


45 


दरभंगा 


तारडीह 


बिप्रसे 


1027/04 


भागलपुर 


बेगुसराय 


छौडाही 


46 


किशनगंज 


कोचाधामन 


बिप्रसे 


1948/99 


रोहतास 


अररिया 


जोकीहाट 


1030 | श्री प्रभु दास 

श्री मुजफफर 

अहमद बुलंद 
1031 अख्तर 

श्री नूर अहमद 
1032 | सिबली 

श्री कलीमुद्दीन 
1033 अहमद 

श्री कमलेश कु 0 
1034 | सिंह 

श्री अतुल कु ० 
1035 | वर्मा 

श्री वरूण कु 0 
1036 | मिश्रा 


47 


बेगुसराय 


नावकोठी 


बिप्रसे 


1205/04 पू0 चंपारण 


किशनगंज 


कोचाधामन 


48 


सीतामढी 


मेजरगंज 


बिप्रसे 


1470/04 


बक्सर 


प० चंपारण 


नरकटियागंज 


49 


प ० चंपारण 


ठकराहा 


बिप्रसे 


1277/04 


पटना 


वैशाली 


महुआ 


50 


वैशाली 


लालगंज 


बिप्रसे 


1266/04 


दरभंगा 


बेगुसराय 


बरौनी 


51 


मुंगेर 


बरियारपुर 


बिप्रसे 


1389/08 


बक्सर 


सीतामढी 


परसौनी 


1037 | श्री अमित कुमार 

श्री कुमार देवेन्द्र 
1038 / प्रोज्जवल 


52 


मुजफफरपुर 


सरैया 


बिप्रसे 


1340/04 


कटिहार 


औरंगाबाद 


सदर 


6 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


वर्तमान पदस्थापन 


अ ० 


नव पदस्थापन 


क्र ० 
सं 0 


प्रखंड विकास 
पदाधिकारी का 

नाम 


सेवा 
संवर्ग 


कोटि 
क्रमांक 


गृह जिला 


जिला का 
नाम 


प्रखंड / अंचल 

का नाम 


जिला 


प्रखंड 


श्री विकास 
1039 | कुमार जयसवाल | सिवान 


53 


नौतन 


बिप्रसे 


1338/04 


बांका 


गया 


बोधगया 


श्री संजय कु 0 


54 


1040 | निराला 


खगडिया 


सदर 


बिप्रसे 


1467/04 | मुंगेर 


शेखपुरा 


घाटकुसुम्बा 


55 


नवादा 


नारदीगंज 


बिप्रसे 


1415/04 


नालंदा 


पू० चंपारण 


चकिया 


1041 श्री शम्भु कुमार 

श्री अभ्येन्द्र 
1042 | मोहन सिंह 


56 


वैशाली 


स ० प ० पदा० 


बिप्रसे 


1492/04 


सिवान 


बेगुसराय 


नावकोठी 


श्रीमती इन्दु 


57 


1043 | कुमारी 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1425/08 


पटना 


प० चंपारण 


गौनाहा 


58 


1044 | मो 0 शफीक 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1454/08 


सारण 


गया 


आमस 


मो 0 जफर 


59 


1045 


आलम 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1455/08 


पूर्णिया 


बेगुसराय 


बलिया 


श्री अरूण कु 0 


60 


1046 | सिंह 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1456/08 


भागलपुर 


शेखपुरा 


चेवाडा 


श्री कुन्दन 


61 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1457/08 


जमुई 


वैशाली 


वैशाली 


1047 | कुमार 

श्री शम्भु शरण 


62 


1048 | पांडे 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1459/08 


लखीसराय 


नवादा 


रजौली 


63 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1460/08 


दिल्ली 


मुंगेर 


सदर 


1049 | श्री संजय सिंह 

श्री आलोक 
1050 | कुमार 


64 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1461/08 


पटना 


मुजफ्फरपुर 


सरैया 


65 


1051 


श्री कुमार अनुज | सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1462/08 


भोजपुर 


नवादा 


अकबरपुर 


66 


1052 | श्री पुरूषोतम 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1463/08 


नालंदा 


लखीसराय 


हलसी 


67 


1053 


श्री राकेश रंजन 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1464/08 


पटना 


जहानाबाद 


घोषी 


68 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1465/08 


मधुबनी 


अररिया 


सिकटी 


1054 | मो 0 अतहर 

श्रीमती किरण 
1055 | सिह 


69 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1466/08 - मधुबनी 


अरवल 


सदर 


70 


1056 श्री पुष्पेश कुमार सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1467/08 


सीतामढी 


प ० चंपारण 


ठकराहा 


71 


1057 


- 


बिप्रसे 


1468/08 


सीतामढी 


मुंगेर 


धरहरा 


72 


1058 


श्री सुधीर कुमार | सेवा प्राप्त 
श्री परमानंद 
साह 

सेवा प्राप्त 
मो 0 अफाक 
अहमद 


- 


बिप्रसे 


1469/08 


सारण 


सहरसा 


महिषी 


73 


1059 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1470/08 


दरभंगा 


औरंगाबाद 


हसपुरा 


74 


1060 | श्री प्रभात चंद्र 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1471/08 


मधुबनी 


प ० चंपारण 


नौतन 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


7 


वर्तमान पदस्थापन 


अ ० 


नव पदस्थापन 


क्र ० 
सं 0 


प्रखंड विकास 
पदाधिकारी का 

नाम 


सेवा 
संवर्ग 


कोटि 
क्रमांक 


गृह जिला 


जिला का 
नाम 


प्रखंड / अंचल 

का नाम 


जिला 


प्रखंड 


75 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1473/08 


सारण 


औरंगाबाद 


वारूण 


श्री प्रियरंजन 
1061 राजू 

श्री अमरेन्द्र 
1062 | कुमार 


76 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1474/08 


बक्सर 


पू० चंपारण 


सुगौली 


77 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1475/08 


प ० चंपारण 


शेखपुरा 


बरबीघा 


78 


1063 श्री 

नुरूल 

ऐन 
श्री मनोज कु 0 
1064 पवन 

श्री विनोद 
1065 कुमार 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1476/08 


नवादा 


पू ० चंपारण 


तुरकौलिया 


79 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1477/08 


भागलपुर 


दरभंगा 


तारडिह 


80 


1066 मो 0 रशीद हुसैन | सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1478/08 


भोजपुर 


सिवान 


नौतन 


81 


1067 | श्री विरेन्द्र कुमार | सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1479/08 | शेखपुरा 


औरंगाबाद 


दाउदनगर 


82 


1068 | श्री राजेश कुमार सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1480/08 


अरवल 


लखीसराय 


सूर्यगढा 


83 


1069 | श्री प्रभात भूषण 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1481/08 


खगडिया 


मुजफफरपुर 


गायघाट 


84 


- 


बिप्रसे 


1482/08 


वैशाली 


सीतामढी 


नानपुर 


1070 | सुश्री रेणु कुमारी सेवा प्राप्त 

श्री शहनवाज 
1071 

अहमद नियाजी 


85 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1483/08 


पटना 


बेगुसराय 


खोदावन्दपुर 


मो 0 यूनूस 


86 


1072 | अंसारी 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1484/08 


औरंगाबाद 


प० चंपारण 


बगहा -2 


मो 0 नुरूल हक 


87 


1073 | शिवानी 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1485/08 


सिवान 


पू ० चंपारण 


केसरिया 


88 


1074 | श्री ब्रजेश कुमार | सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1486/08 


पटना 


अररिया 


पलासी 


89 


- 


बिप्रसे 


1487/08 


प ० चंपारण 


सहरसा 


नौहट्टा 


1075 | श्री बृजेश कुमार | सेवा प्राप्त 

श्री विद्यानाथ 
1076 पासवान 


90 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1488/08 


समस्तीपुर 


प ० चंपारण 


जोगापट्टी 


91 


1077 


श्री राजवर्द्धन 


सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1489/08 


वैशाली 


नवादा 


वारसलीगंज 


92 


1078 | श्री नीरज कुमार | सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1490/08 


पटना 


वैशाली 


बिदुपुर 


93 


1079 श्री मनोज कुमार सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1491/08 


कैमूर 


औरंगाबाद 


ओबरा 


94 


1080 | श्री सुधीर कुमार सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1492/08 


भोजपुर 


औरंगाबाद 


नवीनगर 


95 


1081 


श्री वृन्दा लाल 


सेवा प्राप्त 


बिप्रसे 


1441/08 


सिवान 


मधेपुरा 


गम्हरिया 


96 


1082 | श्री प्रवीण कुमार सेवा प्राप्त 


- 


बिप्रसे 


1401/08 


नालंदा 


औरंगाबाद 


गोह 


8 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


वर्तमान पदस्थापन 


अ ० 


नव पदस्थापन 


क्र ० 
सं 0 


प्रखंड विकास 
पदाधिकारी का 

नाम 


सेवा 
संवर्ग 


कोटि 
क्रमांक 


गृह जिला 


जिला का 
नाम 


प्रखंड / अंचल 

का नाम 


जिला 


प्रखंड 


97 


सुपौल 


स ० परि ० पदा0 , 
सुपौल 


बिप्रसे 


1203/08 


पटना 


सहरसा 


सोनबरसा 


श्री आजीव 
वत्सराज 
श्री अभिराम 


1083 


98 


गया 


गया सदर 


बिप्रसे 


1383/04 


पटना 


पूर्वी चंपारण 


ढाका 


1084 | त्रिवेदी 


99 


श्री मो 0 उमेर 


वैशाली 


राधोपुर 


बिप्रसे 


1399/04 रोहतास 


खगडिया 


बेलदौर 


1085 


100 


बाजपट्टी 


बिप्रसे 


1402/04 अररिया 


खगडिया 


खगडिया 
सदर 


101 


श्री अनुज कुमार | सीतामढी 
1086 
मो ० जहांगीर 

मुजफ्फरपुर 
1087 आलम 
श्री अनिल 

गया 
1088 | कुमार 


पारू 


बिप्रसे 


1296/04 


सारण 


सहरसा 


सलखुआ 


102 


बोध गया 


बिप्रसे 


1393/04 


गया 


किशनगंज 


किशनगंज 
सदर 


103 


1089 


श्रीमती संगीता 
सिंह 


वैशाली 


सहायक 
परियोजना 
पदा० , जि 0 ग्रा 0 
वि 0 अभि ० , 
वैशाली 


बिप्रसे 


1202/04 


पटना 


बेगुसराय 


बछवाडा 


104 


1090 | श्रीमती सीमा 

सिन्हा 


पटना 


सहायक 
परियोजना 
पदा ०, जि 0 ग्रा ० 
वि ० अभि o . 
पटना 


बिप्रसे 


1216/04 


अरवल 


सहायक 
निदेशक, 
( सांख्यिकी) 
मुख्यालय, 
ग्रा 0 वि 0 वि 0, 
बिहार, पटना 

सहायक 
परियोजना 

पदा0 , 
जि 0 ग्रा 0 
वि 0 अभि 0 . 
भोजपुर 


1091 


105 


श्री अजय कुमार | सारण 


सहायक 
परियोजना 
पदा ० जि 0 ग्रा ० 
वि 0 अभि 0 , 
सारण 


सांख्यिकी 
सेवा 


वैशाली 


भोजपुर 


3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभास हो तो 
वर्तमान में निर्गत अधिसूचना ही प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व की 

अधिसूचना विलोपित की जाती है । 
4. स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने - अपने पदस्थापन वाले पद 

पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा हर हालत में माह फरवरी-2009 का वेतनादि नव 

पदस्थापित पद एवं जिले से ही प्राप्त करेंगे । 
5. जिन्हें स्थानांतरित किया गया है परंतु उन्हें पदस्थापित नहीं किया गया है वैसे पदाधिकारी 
अपना प्रभार सौंप कर ग्रामीण विकास विभाग में योगदान देंगे । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 


ह ० / -अस्पष्ट , 


सरकार के अवर सचिव । 


बिहार गजट, 11 मार्च 2009 


9 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 


अधिसूचनाएं 

21 जुलाई 2008 
सं०-1/ पी2-105/ 2008-447 — लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के निम्नांकित सहायक अभियंता ( यांत्रिक ) वेतनमान रु 0 
6500--10500 को कार्यपालक अभियंता ( यांत्रिक ) के पद पर वेतनमान रु 0 10,000--15,200 में उनके नाम के सामने अंकित 
तिथि से प्रोन्नति का आर्थिक लाभ उनके द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने की तिथि से देय होगा । 
क्रमांक सहायक अभियंता का नाम 

प्रोन्नति की देय तिथि 
2 

3 
1 . श्री विजय कुमार शर्मा 

अधिसूचना निर्गत के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से वित्तीय लाभ । 
2 . श्री अंकेश कुमार 

तदैव 
3 . श्री मुनीश चन्द्र झा 

तदैव 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

उद्धव पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


21 जुलाई 2008 
सं०-1/ पी2-105/ 2008-449 - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के निम्नांकित सहायक अभियंता ( यांत्रिक ) वेतनमान रु 0 
6500--10500 को कार्यपालक अभियंता ( असैनिक ) वेतनमान रु 0 65,000--10,500 को कार्यपालक अभियंता ( असैनिक ) के पद 
पर वेतनमान रु ० 10,000--15,200 के वेतनमान में उनके नाम के सामने अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती है । प्रोन्नति का 
आर्थिक लाभ उनके द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने की तिथि से देय होगा । 
क्रमांक स्हायक अभियंता का नाम 

प्रोन्नती की देय तिथि 


2 


1 . 


श्री रमण जी झा 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


श्री संजय कुमार सिंह 
श्री वाजिद अली अंसारी 
श्री किशुनदेव दिसवाँ 
श्री मो ० सादुल्लाह जावेद 
श्री ब्रजभूष्ण प्र ० सिन्हा 
श्री राम अयोध्या ठाकुर 
श्री नसीम अख्तर 
श्री रामाधार राम 
श्री अखिलेश्वर प्रसाद 
श्री भोगेन्द्र मिश्र 


7 . 


3 
दिनांक 5-7-2005 से वैचारिक प्रोन्नति। आर्थिक लाभ अधिसूचना निर्गत के 
पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से । 

अधिसूचना निर्गत की तिथि से । 

तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 
तदैव 


8 . 


9 . 


10. 


11. 


12. 


संजय कुमार 


13. 


14. 


श्री अरूणेश कुमार श्रीवास्तव 
श्री श्याम नारायण मिश्र 
श्री बाल्मिकी मंडल 


15. 


10 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


1 


2 


3 


16. 


17. 


श्री लाल बाबु महतो 
श्री चन्देश्वर राम 
श्री शिव बिहारी कुमार 


तदैव 
तदैव 
तदैव 


18 . 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

उद्धव पाण्डेय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 01 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


11 


भाग-2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग , मुजफ्फरपुर । 


कार्यालय - आदेश 

31 दिसम्बर 2008 
सं ० - स्था०-3 , बी -5/2008-1944 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक -1661 , दिनांक 
2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ० कमलभूषण सहाय , भूतपूर्व निलचित्रक , लघु सिंचाई प्रमण्डल , दरभंगा के 
आश्रित पुत्री सुश्री नीतू सहाय को नलकूप प्रमण्डल , दरभंगा के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 
2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. सुश्री नीतू सहाय पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान के 
समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण पत्र , विवाह में 
तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा 
स्व . कमलभूषण सहाय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ- पत्र आदि मूल कागजात 
कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही 
पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका -1 ( ख ) के अनुसार 
मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली 
जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका -7 के अनुसार नियुक्त 
किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी 
तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में सुश्री नीतू सहाय को योगदान के 
समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता 
सुश्री नीतू सहाय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
9. योगदान करने हेतु सुश्री नीतू सहाय को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा । 


12 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक -31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें। 

विश्वनाथ चौधरी , 
मुख्य अभियंता ( उत्तर ) ।। 


10 जनवरी 2009 
सं ० - स्था०-3 , बी -5/ 2008-27- सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार , पटना का पत्रांक -1661 , दिनांक 
2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व . वैद्यनाथ पाण्डेय भूतपूर्व नलकूप चालक नलकुप प्रमण्डल, गोपालगंज के 
आश्रित पुत्र श्री मंजेश कुमार पाण्डेय को नलकूप प्रमण्डल , गोपालगंज के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी 
रूप से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के 
आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री मंजेश कुमार पाण्डेय पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । 
योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक /जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण- पत्र , आय प्रमाण 
पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित 
नहीं रहने तथा स्व ० वैद्यनाथ पाण्डेय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण -पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ -पत्र आदि मूल 
कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , गोपालगंज के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें 
तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र /जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका -1 ( ख ) के अनुसार 
मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली 
जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त 
किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी 
तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री मंजेश कुमार पाण्डेय को योगदान 
के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक 
अभियंता श्री मंजेश कुमार पाण्डेय की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की 
जायेगी। 

10. योगदान करने हेतु श्री मंजेश कुमार पाण्डेय को यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा । 
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 दिनांक -31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें । 

विश्वनाथ चौधरी , 
मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


बिहार गजट, 11 मार्च 2009 


13 


10 जनवरी 2009 
सं ० - स्था०-3 , बी -5/ 2008 / 28 — विभागीय पत्रांक 6120 दिनांक 17.11.08 एवं पत्रांक 6727 दिनांक 19.12.08 के 
अनुपालन में लघु जल संसाधन विभाग बिहार, पटना का पत्रांक 1661 दिनांक 2.4.07 में निहित आदेश के आलोक में स्व० लीलाधर 
ठाकुर , पदचर नलकुप प्रमण्डल , दरभंगा के आश्रित पत्नी- मो 0 सुभकरमा देवी को नलकूप प्रमण्डल , पुर्णिया के अन्तर्गत पदचर के 
रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 2550-55-2660-60-3200 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों 
के साथ अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है । 

2. मो 0 सुभकरमा देवी पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान 
के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/ जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण पत्र , 
न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने, न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा स्व ० लीलाधर ठाकुर के परिवार के 
आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , पुर्णिया 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया 
जायेगा। 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका-1 ( ख ) के अनुसार 
मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली 
जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका -7 के अनुसार नियुक्त 
किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी 
तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में मो 0 सुभकरमा देवी को योगदान के 
समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक अभियंता 
मो 0 सुभकरमा देवी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 
8. योगदान करने हेतु मो 0 सुभकरमा देवी को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा । 
9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 दिनांक -31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू 

विश्वनाथ चौधरी , 
मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


होगें । 


30 जनवरी 2009 
सं ० - स्था०-3 , बी- 16/ 2007/120 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार , पटना का पत्रांक -1661 दिनांक 
2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ० चन्देश्वर राय भूतपूर्व नलकूप चालक , नलकुप प्रमण्डल , सितामढ़ी के 
आश्रित पुत्र श्री राकेश कुमार को नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से 
वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री राकेश कुमार पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । योगदान के 
समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र, आय प्रमाण पत्र , विवाह में 
तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं रहने तथा 
स्व ० चन्देश्वर राय के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण -पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात कार्यपालक 


14 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


अभियंता नलकूप प्रमण्डल , दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे सही पाये जाने 
पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र /जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका -1 ( ख ) के अनुसार 
मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली 
जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका -7 के अनुसार नियुद 
किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी 
तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री राकेश कुमार को योगदान के 
समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियंता 
श्री राकेश कुमार की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की 
जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री राकेश कुमार को यात्रा- भत्ता देय नहीं होगा । 
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 , दिनांक -31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें । 

विश्वनाथ चौधरी , 
मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


30 जनवरी 2009 
सं ० स्था०-3 , बी -32 /2008/121 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार , पटना का पत्रांक -1661 , दिनांक 
2.4.07 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ० शैलेन्द्र नाथ सिन्हा भूतपूर्व सहायक अभियन्ता , लघु सिंचाई अंचल , 
मुजफ्फरपुर के आश्रित पुत्र श्री सत्यन श्रीवास्तव को नलकूप प्रमण्डल , सितामढ़ी के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर 
अस्थायी रूप से वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपये तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ 
अनुकम्पा के आधार पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री सत्यन श्रीवास्तव पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे। योगदान 
के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक/जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण- पत्र , आय प्रमाण पत्र , 
विवाह में तिलक दहेज का लेन- देन नहीं करना, न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित नहीं 
रहने तथा स्व ० शैलेन्द्रनाथ सिन्हा के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण -पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल कागजात 
कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल , सितामढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा इसे 
सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र/जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 


बिहार गजट, 11 मार्च 2009 


15 


4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका-1 ( ख ) के अनुसार 
मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर ली 
जायेगी । 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका -7 के अनुसार नियुक्त 
किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी 
तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इस संबंध में श्री सत्यन श्रीवास्तव को योगदान के 
समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे कार्यपालक अभियंता 
श्री सत्यम श्रीवास्तन की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की 
जायेगी। 

10. योगदान करने हेतु श्री सत्यन श्रीवास्तव को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा। 
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 दिनांक -31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू होगें । 

विश्वनाथ चौधरी , 
मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


21 फरवरी 2009 
सं० - स्था०-3 , बी - 225 - सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक -1661 दिनांक 2.4.07 में 
निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ० राम एकवाल सिंह , भूतपूर्व पम्प चालक , लघु सिंचाई प्रमण्डल , मधुबनी के आश्रित 
पुत्र श्री आलोक कुमार सिंह को नलकूप प्रमण्डल , दरभंगा के अन्तर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से 
वेतनमान 3050-75-3950-80-4590 रूपयें तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है, जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री आलोक कुमार सिंह पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । 
योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक /जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण - पत्र , आय प्रमाण 
पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा लम्बित 
नहीं रहने तथा स्व ० राम एकवाल सिंह के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल 
कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, दरभंगा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा 
इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र /जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा 
ली जायेगी । 

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या -13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका -1 ( ख ) के अनुसार 
मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरूद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा करा लिया 
जायेगा। 

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या-13293 दिनांक -5.10.91 की कंडिका-7 के अनुसार नियुक्त 
किये जा रहे व्यक्ति के विरूद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जायेगी 
तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री आलोक कुमार सिंह को योगदान 


16 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसे कार्यपालक 
अभियंता श्री आलोक कुमार सिंह की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे। 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृच्छा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा पत्र भी नियुक्ति किये जा रहें व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । 

8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरूद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 

9. इन्हे छः माह के अन्दर कम्प्युटर टाईपिंग का ज्ञान आवश्यक है अन्यथा इनकी नियुक्ति समाप्ति हेतु कारवाई की 
जायेगी । 

10. योगदान करने हेतु श्री आलोक कुमार सिंह को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा । 
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक -31.08.05 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान लागू 

होगें । 
विश्वनाथ चौधरी , 
मुख्य अभियंता ( उत्तर ) । 


मानव संसाधन विकास विभाग 
बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, बुद्धमार्ग,पटना । 


अधिसूचना 

19 फरवरी 2009 
सं ० परि. / मा.शि. - 05 / 2006 / 52 पी ० — माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या - 6626-75 / 2001 के 
साथ संलग्न सिविल अपील संख्या - 6676-6681 / 2001 बिहार सरकार एवं अन्य बनाम परियोजना उच्च विद्यालय शिक्षक संघ 
एवं अन्य में दिनांक 03.01.2006 को पारित आदेश तद्नुसार त्रिसदस्यीय जॉच समिति से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर सरकार के 
आदेशानुसार राज्य विभाजन के बाद उत्तरवर्ती बिहार में वर्ष 1984-85 चरण के निम्नांकित 210 विद्यालयों के चयन की 
स्वीकृति दी जाती है: 
क्र.सं. जिला प्रखंड 

विद्यालय की सूची 


1 


पटना 


मसौढी 


प्रोजेक्ट नवल किशोर बालिका उच्च विद्यालय, मसौढी 


2 


पटना 


धनरुआ 


प्रोजेक्ट श्यामता देवी कन्या उच्च विद्यालय, धनरूआ 


3 


पटना 


पालीगंज 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , पालीगंज 


4 


पटना 


नौबतपुर 


प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नौबतपुर , नगमा 


5 


पटना 


पंडारक 


चौधरी राम प्रसाद शर्मा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, पंडारक 


6 


पटना 


7 


नालन्दा 


बख्तियारपुर | परियोजना बालिका उच्च विद्यालय बख्तियारपुर 
अस्थावां लीलावती कुमारी आर्य प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय अस्थावॉ 
रहुई प्राजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय खिरौना, रहुई 
सरमेरा प्राजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय सरमेरा 


8 


नालन्दा 


9 


नालन्दा 


10 


नालन्दा 


गिरियक 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय गिरियक 


11 


नालन्दा 


हरनौत 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , हरनौत , 


12 


नालन्दा 


चंडी 


प्रोजेक्ट राम किशुन भीमलाल बालिका उच्च विद्यालय चण्डी 
प्रोजेक्ट कमला नेहरू बालिका उच्च विद्यालय, चण्डासी 


13 


नालन्दा 


नूरसराय 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


17 


1 


1 


2 


3 


4 


14 


भोजपुर 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय रामशहर, बडहरा 


बड़हरा 
शाहपुर 
पटी 


15 


16 


संदेश 


शिव गोविन्द साह प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , शाहपुरपट्टी 
प्रोजेक्ट इन्दिरा गाँधी बालिका उच्च विद्यालय फुलाडी, संदेश 
हीरामनी बाबुलाल प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सेमराव 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , सहार 


17 


भोजपुर 
भोजपुर 
भोजपुर 
भोजपुर 
भोजपुर 
भोजपुर 


चरपोखरी 


18 


सहार 


19 


पीरो 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, जितौरा 


20 


बिहियाँ 


श्रीमती शिवसखी दुबे प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , महुआंव 


21 


बक्सर 


इटाढ़ी 


श्री निवास राधिका प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, इटाढ़ी 


22 


बक्सर 


ब्रह्मपुर 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , ब्रह्मपुर 


23 


रोहतास 


रोहतास 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , रोहतास 


24 


रोहतास 


चेनारी 


गंगोत्री परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, चेनारी 


25 


रोहतास 


करगहर 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , करगहर 


26 


रोहतास 


नासरीगंज 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , नासरीगंज 


27 


रोहतास 


काराकाट 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, काराकाट 


28 


रोहतास 


विक्रमगंज 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , संझौली 


29 


रोहतास 


नोखा 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, नोखा 


30 


रोहतास 


दावथ 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, दावथ 


31 


मोहनियाँ 


परियोजना शान्ति बालिका उच्च विद्यालय , मोहनियाँ 


कैमूर 
कैमूर 


32 


चैनपुर 


श्री राधा कृष्णा परियोजना उच्च विद्यालय , चिताढ़ी 


33 


चैनपुर 


इन्द्रासन परियोजना बालिका उच्च विद्यालय जगरिया , चैनपुर 


कैमूर 
कैमूर 


34 


चॉद 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , चाँद 


35 


गया 


मानपुर 


सोनु लाल बरनवाल प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, मानपुर 
प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , बोधगया 


36 


गया 


बोधगया 


37 


गया 


कोच 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, कोच 


38 


गया 


परैया 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , परैया 


39 


गया 


फतेहपुर 


प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, फतेहपुर 


40 


गया 


अतरी 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, टेटुआ, 
प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , वजीरगंज 


41 


गया 


वजीरगंज 


42 


गया 


शेरघाटी 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , शेरघाटी 


18 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


1 


2 


3 


4 


43 


गया 


इमामगंज 


प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , इमामगंज 


44 


गया 


डुमरिया 


45 


गया 


वाराचपट्टी 


प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, डुमरिया 
प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , बाराचट्टी 
प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, मोहनपुर 
परियोजना इन्दिरा गाँधी कन्या उच्च विद्यालय, गुरुआ 


46 


गया 


मोहनपुर 


47 


गया 


गुरुआ 


48 


गया 


आमस 


परियोजना शिवबालक बालिका उच्च विद्यालय , आमस 


49 


गया 


खिजरसराय 


परियोजना शिवा कन्या उच्च विद्यालय , खिजरसराय 


50 


जहानाबाद 


मखदुमपुर 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, मखदुमपुर 


51 


जहानाबाद 


घोसी 


रामानन्द शर्मा स्मारक परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , ओकरी 


52 


औरंगाबाद 


गोह 


सारवती परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, गोह 


53 


औरंगाबाद 


मदनपुर 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , मदनपुर 


54 


औरंगाबाद 


बारूण 


सहदेव सिंह परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, बारूण 


55 


औरंगाबाद 


देव 


रानी ब्रजराज कुमारी परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, देव 
परियोजना मुन्नका फुलचन्दसाहु कन्या उच्च विद्यालय, हिसुआ 


56 


नवादा 


हिसुआ 


57 


नवादा 


अकबरपुर 


परियोजना साधोलाल साह आर्य कन्या उच्च विद्यालय, अकबरपुर 


58 


नवादा 


गोविन्दपुर 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, गोविन्दपुर 


59 


नवादा 


कौआकोल 


गायत्री परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, कौआकोल 


60 


नवादा 


पकरीबरावॉ 


रामधन भुलकी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , पकरीबरावॉ 


61 


नवादा 


नवादा 


प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, नवादा 


62 


नवादा 


वारसलीगंज 


बंदीशंकर परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, वारसलीगंज 


63 


सारण 


परसा 


जे.डी. प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, परसौना 


64 


सारण 


अमनौर 


रामवंती नन्दरानी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , अपहर अमनौर 


65 


सारण 


मढ़ौरा 


सीताराम प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पोझी, भुआलपुर 


66 


सारण 


मशरख 


जगन्नाथ जानकी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, मशरख 


67 


सारण 


मॉझी 


संवेदना परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , दाउदपुर 
श्रीमती उमा पाण्डेय रामलखन दास प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, हरपुर कराह 
बनियापुर 


68 


सारण 


बनियापुर 


69 


सारण 


एकमा 


चन्द्रनयन प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बेनौत 


70 


सारण 


तरैया 


शान्ति रमण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सढ़वारा 


71 


सीवान 


रघुनाथपुर 


कस्तुरबा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, पंजवार 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


19 


1 


2 


3 


4 


72 


सीवान 


बड़हरिया 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, भदाय 


73 


सीवान 


बसंतपुर 


74 


सीवान 


भगवानपुर 


प्रोजेक्ट जमुना बालिका उच्च विद्यालय, बसंतपुर 
यदू साह गोपालजी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, भगवानपुर हाट 
श्रीमती ललिता देवी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, दरौली 


75 


सीवान 


दरौली 


76 


सीवान 


पचरुखी 


प्रोजेक्ट आदर्श कन्या उच्च विद्यालय , पचरुखी 


77 


सीवान 


गोरैयाकोठी 


78 


सीवान 


गुठनी 


79 


गोपालगंज 


मॉझागढ 


80 


गोपालगंज 


कुचायकोट 


लालपरी देवी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , गोरैयाकोठी 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , गुठनी 
अब्दूल गफुर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , अमेठी 
मनन नगीना राय प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , कुचायकोट 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , हथुआ 
राज नारायण स्मारक प्रोजेक्ट बालिका उच्च विधालय, भोरे 
राजा सिंह प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, नवतन विजयीपुर 
श्री रामस्वरूप सिंह प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बढेया बरौली 


81 


गोपालगंज 


हथुआ 


82 


गोपालगंज 


भोरे 


83 


गोपालगंज 


विजयीपुर 


84 


गोपालगंज 


बरौली 


85 


मुजफ्फरपुर 


मोतीपुर 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, मोतीपुर 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, काँटी 


86 


मुजफ्फरपुर 


काँटी 


87 


मुजफ्फरपुर 


सरैया 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , सरैया 


88 


मुजफ्फरपुर 


मीनापुर 


श्री राम जानकी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , महदेईयां 


89 


मुजफ्फरपुर 


कुढ़नी 


कृष्ण विभूति प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, कुढ़नी 
श्री रधुनन्दन परियोजना बालिका उच्च विधालय, काँटा 


90 


मुजफ्फरपुर 


गायघाट 


91 


वैशाली 


वैशाली 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, वैशाली 


92 


वैशाली 


लालगंज 


93 


वैशाली 


सहदेईबुजुर्ग 
बिदुपुर 


योगेन्द्र शुक्ल स्मारक परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , 

जलालपुर 

लालगंज 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सहदेईबुजुर्ग 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, बिदुपूर 


94 


वैशाली 


95 


वैशाली 


जन्दाहा 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, जन्दाहा 


96 


वैशाली 


महुआ 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , महुआ 


97 


वैशाली 


गोरौल 


परियोजना कन्या उच्च विधालय, गोरौल 


98 


वैशाली 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, राघोपुर 


राघोपुर 
बैरगनिया 


99 


सीतामढ़ी 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , बैरगनिया 


100 


सीतामढ़ी 


मेजरगंज 


प्रोजेक्ट इन्दु बालिका उच्च विद्यालय, ससौला सभा 
नीना सिन्हा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, मंझौलिया स्टेट 


101 


सीतामढ़ी 


बथनाहा 


20 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


1 


2 


3 


4 


102 


सीतामढ़ी 


सोनवरसा 


रामदेव भगत बलदेव चौधरी परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, भूतही 


103 


सीतामढी 


बाजपट्टी 


104 


सीतामढी 


बेलसंड 


श्री तृप्तीमोद ज्योति नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , सिवायपट्टी 
श्री रामलगन सिंह मघकौल प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , बेलसंड 
पंडित श्री नारायण ठाकुर स्मारक जनता परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, 
बहेडा जाहिदपुर 
शहीद चन्द्र नाथ प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, गोरहारी 


105 


सीतामढी 


नानपुर 


106 


सीतामढ़ी 


परिहार 


107 


शिवहर 


पिपराही 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय पिपराही, शिवहर 


108 


पूर्वी चम्पा. 


घोड़ासहन 


महंथ रामजी दास शशि भूषण दास प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, घोड़ासहन 


109 


आदापुर 


पूर्वी चम्पा. 
पूर्वी चम्पा. 


110 


पहाड़पुर 


जंगी भगत विश्वनाथ प्रसाद चौरसिया प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, आदापुर 
चन्द्र प्रभा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , पहाडपुर 
ज्योति नारायण पाण्डेय सूर्य प्रताप नारायण सिंह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, 
पताही 


111 


पूर्वी चम्पा. 


पताही 


112 


रामगढ़वा 


रेशमा देवी परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, रामगढ़वा 


113 


केसरिया 


114 


तुरकौलिया 


पूर्वी चम्पा. 
पूर्वी चम्पा. 
पूर्वी चम्पा. 
पूर्वी चम्पा . 
पूर्वी चम्पा. 
पूर्वी चम्पा. 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, केसरिया 
जे.एस.के. परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, तुरकौलिया 
रामलाल सोनालाल परियोजना कन्या उच्च विद्यालय हरसिद्धि 


115 


हरसिद्धि 


116 


छौडादानो 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, छौडादानो 


117 


मधुबन 


राज कुमार प्रसाद राम सवाँरी देवी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , 

मधुबन 
फुलन ज्योति कुंवर गिरिजा कुवंर परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, सिसवा 
पटना 


118 


पूर्वी चम्पा . 


कल्याणपुर 


119 


प.चम्पारण 


गौनाहा 


रधुवीर उच्च विद्यालय सुभद्रा जमुनिया, गौनाहा 
सरदार मंगल सिंह प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , मैनाटॉड़ 


120 


प.चम्पारण 


मैनाटॉड 


121 


प.चम्पारण 


जोगापट्टी 


आदर्श कन्या उच्च विद्यालय, मच्छरगांवा 


122 


प.चम्पारण 


बैरिया 


केदार पाण्डेय प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, पुजहाँ पटजीरवा 


123 


प.चम्पारण 


नवतन 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, कलैया 


124 


प.चम्पारण 


मझौलिया 


श्रीमती जानकीदेवी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, माधोपुर 


125 


प.चम्पारण 


सिकटा 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , सिकटा 


126 


प.चम्पारण 


बगहा- || 


सहकारी प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , पटखौल बगहा-2 


127 


कल्याणपुर 


समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 


द्वारिका प्रसाद गौरी चरण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, कल्याणपुर चौक 
विदेही परियोजना वालिका उच्च विद्यालय, रायपुर 


128 


उजियारपुर 


129 


सिंघिया 


परियोजना दुर्गा कन्या उच्च विद्यालय, सिंघिया 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


21 


1 


2 


3 


4 


130 


हसनपुर 


परियोजना रामसखी वालिका उच्च विद्यालय, मंगलगढ़ 


131 


वारिसनगर 


संपातो देवी परियोजना वालिका उच्च विद्यालय, गोही 


132 


बेनीपट्टी 


प्रोजेक्ट वालिका उच्च विद्यालय, बेनीपट्टी 


133 


हरलाखी 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , उमगांव 


134 


मधवापुर 


135 


समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 


वासोपट्टी 


136 


राजनगर 


परियोजना कस्तुरवा कन्या उच्च विद्यालय, मधवापुर 
परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, महीनाथपुर 
लक्ष्मी नारायण गुप्ता राम सखी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , राजनगर 
अनुपलाल परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , ब्रह्मोत्तर, मधुबनी 
परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, लखनौर 


137 


पण्डौल 


138 


मधेपुर 


139 


फुलपरास 


अन्नपूर्णा बाबु झा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय घोधरडीहा, फूलपरास 
परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, अंधराठाढी 


140 


अंधराठाढ़ी 


141 


बाबूबरही 


मधुबनी 
मधुबनी 


142 


लदनियाँ 


शिवेश्वर बैधनाथ जगदीश महेन्द्र परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, भूपट्टी 
जयकृष्ण झा प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, खाजेडीह 
बाबूजी साह प्रभुजी साह कृपानाथ पाठक परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, 
मंशापुर 


143 


लौकही 


मधुबनी 
दरभंगा 


144 


बहादुरपुर 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , डरहार 


145 


दरभंगा 


हायाघाट 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, आनंदपुर 


146 


दरभंगा 


मनीगाछी 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, नेहरा 


147 


दरभंगा 


बिरौली 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , बैरमपुर 
परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, कोयूँ 


148 


दरभंगा 


149 


दरभंगा 


घनश्यामपुर 
दरभंगा 
ग्रामीण 
कुशेश्वर 
स्थान 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, दुलारपुर 


150 


दरभंगा 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , हिरनी 


151 


खोदावन्तपुर | प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , मेघौल 


152 


भगवानपुर 


बेगुसराय 
बेगुसराय 
बेगुसराय 
बेगुसराय 


153 


तेधडा 


चुन्नी शारदा इन्दिरा ज्योति परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, शेरपुर सहिलोरी 
प्रोजेक्ट लालकुवँर कन्या उच्च विद्यालय , शोकहरा 
प्रोजेक्ट एस.बी.डी. बालिका उच्च विद्यालय, दशरथपुर 


154 


बछवाड़ा 
साहेबपुरकमा 

ल 


155 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सन्हा - परोरा 


156 


बेगुसराय 
बेगुसराय 
बेगुसराय 


मटिहानी 


श्रुति विधा परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, बदलपुरा 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , बलिया 


157 


बलिया 


22 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


1 


2 


3 


4 


158 


बेगुसराय 


बखरी 


159 


भागलपुर 


प्रोजेक्ट आर.एन.एस. बालिका उच्च विद्यालय , गढ़पुरा 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, जगदीशपुर 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , शाहकुंड 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सैदपुर 


160 


जगदीशपुर 

शाहकुंड 
गोपालपुर 
कटोरिया 


भागलपुर 


161 


भागलपुर 


162 


बाँका 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , कटोरिया 


163 


बाँका 


बौंसी 


एल.एल.डी. परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , बौंसी 


164 


बाँका 


बाराहाट 


अमर शहीद सतीश परियोजना वालिका उच्च विद्यालय , खरहरा 


165 


बाँका 


चान्दन 


परियोजना वालिका उच्च विद्यालय , चान्दन 


166 


मुगेर 


संग्रामपुर 
सूर्यगढ़ा 


167 


लखीसराय 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, संग्रामपुर 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सूर्यगढ़ा 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , सिकन्दरा , 


168 


सिकन्दरा 


169 


खैरा 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय , खैरा 


जमुई 
जमुई 
जमुई 
जमुई 


170 


लक्ष्मीपुर 


परियोजना कामिनि बालिका उच्च विद्यालय, मलयपुर 


171 


सोनो 


प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सोनो 


172 


खगड़िया 


परबत्ता 


प.स.ह. परियोजना उच्च विद्यालय डुमरिया, बुजूर्ग 
परियोजना रामेश्वर कन्या उच्च विद्यालय, चन्दौर 


173 


सहरसा 


सौरबाजार 


174 


सहरसा 


नवहट्टा 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, नवहट्टा 


175 


सहरसा 


महिषी 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , महिषी 


176 


सहरसा 


177 


सहरसा 


सलखुआ 

परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, सलखुआ 
सिमरी 
बख्तियारपुर । परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, सिमरी बख्तियारपुर 
त्रिवेणीगंज ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, त्रिवेणीगंज 
पीपराबाजर परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , पीपराबाजार 


178 


179 


180 


मरौना 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, बेलही (मरौना) 


181 


सिहेश्वर 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, सिहेश्वर 


सुपौल 
सुपौल 
सुपौल 
मधेपुरा 
मधेपुरा 
मधेपुरा 
मधेपुरा 
पूर्णिया 


182 


कुमारखण्ड 


183 


मुरलीगंज 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, कुमारखण्ड 
प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, मुरलीगंज 
विजय स्मारक परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, आलमनगर 


184 


आलमनगर 


185 


पूर्णिया पूर्वी परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, रानीपत्तरा 
कृत्यानन्द 
नगर परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, गोकुलपुर 


186 


पूर्णिया 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


23 


1 


2 


3 


4 


187 


धमदाहा 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , धमदाहा 


188 


रुपौली 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, रूपौली 


189 


प्रोजेक्ट मांगी लाल कन्या उच्च विद्यालय, भवानीपुर राजधाम 


पूर्णिया 
पूर्णिया 
पूर्णिया 
पूर्णिया 
पूर्णिया 
पूर्णिया 


भवानीपुर 
बड़हराकोठी 


190 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, बडहराकोठी 


191 


अमौर 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, अमौर 


192 


वायसी 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, वायसी 


193 


अररिया 


भरगामा 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, भरगामा 


194 


अररिया 


नरपतगंज 


प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, नरपतगंज 


195 


अररिया 


महर्षि मेंही प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय , पहुँसी 


कुर्साकांटा 
सिकटी 


196 


अररिया 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , बरदाहा 


197 


अररिया 


जोकीहाट 


परियोजना बालिका उच्च विद्यालय, जोकीहाट 


198 


किशनगंज 


पोठिया 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, पोठिया 


199 


किशनगंज 


कोचाधामन 


परियोजना किसान बालिका उच्च विद्यालय, सोन्था 


200 


किशनगंज 


बहादुरगंज 
टेढ़ागाछ 


201 


किशनगंज 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , बहादुरगंज 
परियोजना बालिका उच्च विद्यालय , धनीफूलसरा 
परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , तुलसिया 


202 


किशनगंज 


दिघलबैंक 


203 


कटिहार 


कोढा 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, कोढा 


204 


कटिहार 


बलरामपुर 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , विश्वदीघी 


205 


कटिहार 


आजमनगर 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, आजम नगर 


206 


कटिहार 


आमदाबाद 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, आमदाबाद 


207 


कटिहार 


फलका 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, फलका 


208 


कटिहार 


वारसोई 


सोहनी देवी शारदा परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , वारसोई 


209 


कटिहार 


कदवा 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय, कुम्हरी 


210 


कटिहार 


प्राणपुर 


परियोजना कन्या उच्च विद्यालय , वस्तौल 


" 


2. इन विद्यालयों में जिसके आगे कोई नाम नहीं जुड़ा है , उनका नामकरण " जयप्रभा उच्च माध्यमिक विद्यालय...... 

के रूप में किया जायगा । यह नामकरण वैसे विधालयों के लिए होगा जिनके नाम स्थानीय व्यक्ति अथवा अन्य 
पर पूर्व से आधारित नहीं है । शेष विद्यालयों के संबंध में स्थानीय समुदाय / प्रबंधन को यह छूट रहेगी कि वे नाम में संशोधन 
करे अथवा पूर्व के नाम के साथ - साथ " जयप्रभा उच्च माध्यमिक विद्यालय, 

उसमें जोड ले । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


। 


" 


अनिल कुमार, 


सरकार के उप सचिव । 


24 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


( सं ० टी 0 2 / नामां०( आई0 एम 0 सी 0) -06 / 07-277 ) 

श्रम संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार , पटना 


अध्यक्ष 


4 . 


सदस्य 


6 . 


9 . 


संकल्प 

2 मार्च 2009 
विषय : औ0 प्र0 संस्थानों में गठित संस्थान प्रबंधन समिति ( आई0 एम0 सी 0) का पुर्नगठन । 

भारत सरकार , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी 0 जी 0 ई0 टी 0 के पत्र संख्या -35(4)(2) / 2004 - पी 0 सी 0 टी 0 / 
सी 0 पी 0 आई0 यू0 दिनांक 11–2-05 के द्वारा प्राप्त दिशा -निर्देश के आलोक में औ0 प्र 0 संस्थान, मढ़ौरा बक्सर एवं महिला 
पटना में क्रमशः संकल्प संख्या -1786, दिनांक 23-08-07 एवं 1116 दिनांक 4-6-05 द्वारा संस्थान प्रबंधन समिति का 
गठन किया गया था । 

पुनः औ 0 प्र0 संस्थानों में जन - नीजि भागीदारी ( पी 0 पी 0 पी 0) के अंतर्गत संस्थानों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण 
तथा औधोगिक प्रतिष्ठानों के बीच बेहतर तालमेल एवं समन्वय हेतु उक्त औ0 प्र 0 संस्थानों में संस्थान प्रबंधन समिति का 
निम्नवत् पुर्नगठन किया जाता है: 

I. औ ० प्र ० संस्थान, मढ़ौरा 
1, श्री सुरेन्द्र प्रसाद, एडिशनल महाप्रबंधक , पावर ग्रिड 

कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोरिंग रोड, पटना 
2. श्री सुभाष पतवारी, एम 0 डी 0, पतवारी प्राईवेट लिमिटेड, पटना 

सदस्य 
3. श्री यू0 पी 0 सिन्हा, सी 0 ई0 ओ0, आईडिया डीलर प्राईवेट लिमिटेड, मुजफ्फरपुर 

सदस्य 
श्री गंगा प्रसाद, मुन्दर साह कोल्ड स्टोरेज , राजा बजार, पटना 
5. श्री दया सागर, कार्यपालक अभियंता, बिहार इलेक्ट्रीक सप्लाई, छपरा 

सदस्य 
राज्य निदेशक के प्रतिनिधि ( जो व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्य से संबंधित हो ) निदेशक द्वारा नामित सदस्य 
7. प्राचार्य, औ0 प्र 0 संस्थान, मढ़ौरा 

संयोजक 
8. संस्थान के वरीयतम तकनिकी कर्मचारी 

सदस्य 
संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिनिधि, प्राचार्य द्वारा नामित 

सदस्य 
10. जिला नियोजन पदाधिकारी , छपरा 

सदस्य 
11. प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक , छपरा 

सदस्य 
II . औ ० प्र ० संस्थान, बक्सर 
1 . श्री डा 0 सुबीर सेन, उप महाप्रबंधक( ईंजी0), पावर ग्रिड 
कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड , बोरिंग रोड, पटना 

अध्यक्ष 
2. श्री एस0 भट्टाचार्या, सीनियर पलांट मैनेजर , एच ० पी ० सी ० एल 0, भोजपुर 

सदस्य 
श्री वासुदेव साई , सीनियर पलांट मैनेजर, आई0 ओ 0 सी 0 एल 0, भोजपुर 

सदस्य 
4. श्री एस 0 एन 0 सिंह, डी 0 पी 0( ई0), बी ०एस० एन ० एल 0, आरा 

सदस्य 
5. श्री मनोज कुमार सिंह, जय मातादी इन्टर प्राईजेज, गर्दनीबाग, पटना 

सदस्य 
6 . राज्य निदेशक के प्रतिनिधि जो व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्य से संबंधित हो ) निदेशक द्वारा नामित सदस्य 
7. प्राचार्य, औ० प्र ० संस्थान, बक्सर 

संयोजक 
संस्थान के वरीयतम तकनिकी कर्मचारी 

सदस्य 
9 . संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिनिधि, प्राचार्य द्वारा नामित 

सदस्य 
10. जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर 

सदस्य 
11. प्राचार्य,राजकीय पोलिटेकनिक, पाटलीपुत्रा, पटना 

सदस्य 
समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा अथवा तब तक के लिए जब तक की इसे पुर्नगठित न किया जाए । 

सरकार बिना कारण बताए समिति को कभी भी विघटित कर सकती है । 
3 . समिति की बैठक में कम से कम छ: सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं संयोजक की 

उपस्थिति आवश्यक होगी । 

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ। सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय और 
सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाए । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

ह ० / -अस्पष्ट , 
सरकार के उप सचिव । 


3 . 


8 . 


2 . 


4 . 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


25 


( सं ० टी 0 2 / नामां०( आई0 एम 0 सी 0) -06 / 07-278) 

श्रम संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार , पटना 


3 . 


संकल्प 

2 मार्च 2009 
विषय : औ0 प्र0 संस्थानों में गठित संस्थान प्रबंधन समिति ( आई0 एम 0 सी 0) का पुर्नगठन । 

भारत सरकार , श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी 0 जी 0 ई0 टी 0 के पत्र संख्या -35 (4)(2) / 2004 - पी 0 सी 0 टी 0 / 
सी 0 पी 0 आई0 यू0, दिनांक 11-2-05 के द्वारा प्राप्त दिशा -निर्देश के आलोक में महिला औ 0 प्र 0 संस्थान, दीघाघाट पटना 
में संकल्प संख्या -1116 दिनांक 4-6-05 द्वारा संस्थान प्रबंधन समिति का गठन किया गया था । 

पुनः औ0 प्र 0 संस्थानों में जन - नीजि भागीदारी ( पी 0 पी 0 पी 0) के अंतर्गत संस्थानों के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण 
तथा औधोगिक प्रतिष्ठानों के बीच बेहतर तालमेल एवं समन्वय हेतु उक्त औ 0 प्र0 संस्थानों में संस्थान प्रबंधन समिति का 
निम्नवत् पुर्नगठन किया जाता है: 

I. महिला औ 0 प्र 0 संस्थान, दीघाघाट , पटना 
1. श्री जी 0 पी 0 लाल, सदस्य शासी निकाय , बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
विस्तार केन्द्र - बी 0 भी ० कॉलेज कैम्पस , पटना -800014. 

अध्यक्ष 
2. श्री डी 0 पी 0 सिंह , प्रो 0 मैके 0 इंजिनियर (प्रोजेक्ट को - ऑर्डिनेटर ) 
बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, विस्तार केन्द्र - बी 0 भी 0 कॉलेज कैम्पस, पटना -800014. 

सदस्य 
श्री मंजरी चक्रवर्ती, प्रो 0 ( आर्टिटेक्चर विभाग) बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 
विस्तार केन्द्र - बी 0 भी 0 कॉलेज कैम्पस, पटना -800014. 

सदस्य 
4. श्री डी 0 पी 0 साबु (एक्स – अध्यक्ष), सदस्य बी 0 आई0 ए0 एवं बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स, 
साबु काम्पलेक्श, दिवाकर मंदिर के नजदीक, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड , पटना 

सदस्य 
5. सुश्री निशा झा , अध्यक्ष, शिक्षांश, ए 3 / 2, ऑफीसरस् रेसिडेन्स , बेली रोड, पटना 

सदस्य 
6 . राज्य निदेशक के प्रतिनिधि जो व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्य से संबंधित हो ) 
निदेशक द्वारा नामित 

सदस्य 
7. प्राचार्या महिला औ 0 प्र 0 संस्थान, दीघाघाट , पटना संयोजक 
संस्थान के वरीयतम तकनिकी कर्मचारी 

सदस्य 
9. संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिनिधि , प्राचार्य द्वारा नामित 

सदस्य 
10. जिला नियोजन पदाधिकारी , पटना 

सदस्य 
11. प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक , पाटलीपुत्रा, पटना 

सदस्य 
2. समिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा अथवा तब तक के लिए जब तक की इसे पुर्नगठित न किया जाए । सरकार 

बिना कारण बताए समिति को कभी भी विघटित कर सकती है । 
3. समिति की बैठक में कम से कम छ: सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं संयोजक की उपस्थिति 

आवश्यक होगी । 
4. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 
आदेशः– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचनार्थ । सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय 
और सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाए । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

ह ० / –अस्पष्ट , 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 51-571 + 700 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


26 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


27 


बिहार गजट 


का 


पुरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


ग्रामीण विकास विभाग 


अधिसूचना 

20 फरवरी 2009 
सं 0 ग्रा 0 वि0-2 / स्था0-1-01 / 08 / 1114— ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक 
सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभिन्न आरोपों /निलंबन के कारण इनकी सेवाएँ इनके पैतृक 
विभाग कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग , बिहार , पटना को वापस की जाती है । 


जिला का 


क्र ० 
सं ० 


प्रखंड / 
अंचल का 


प्रखंड विकास पदाधिकारी 

का नाम 


अ ० सू ० 

सं 0 


सेवा 
संवर्ग 


कोटि क्रमांक 


गृह जिला 


नाम 


नाम 


1 


1092 


श्री शंभु शंकर बहादुर 


पूर्वी चंपारण केशरिया 


बिप्रसे 


1011/04 


पटना 


2 


1093 


श्री शिवेन्दु रंजन 


पूर्वी चंपारण सुगौली 


बिप्रसे 


1169/04 


पटना 


3 


1094 


श्री उज्जवल कुमार सिंह 


जहानाबाद 


मखदुमपुर 


बिप्रसे 


1052/04 


भागलपुर 


4 


1095 


श्री अंजनी 

कुमार 


जमुई 


झाझा 


बिप्रसे 


1344/04 


नालंदा 


5 


1096 


मो ० कबीर 


गया 


कोच 


बिप्रसे 


1406/04 


दरभंगा 


6 


1097 


श्री भुपेन्द्र प्र0 यादव 


बेगुसराय 


बरौनी 


बिप्रसे 


1147/04 


पूर्वी चंपारण 


7 


1098 


श्री अपूर्व कुमार मधुकर 


खगडिया 


बेलदौर 


बिप्रसे 


856/04 


कटिहार 


8 


1099 


श्री कमलेश सिंह 


औरंगाबाद 


नवीनगर 


बिप्रसे 


1059/04 


भोजपुर 


9 


1100 


श्री विरेन्द्र कुमार 


सुपौल 


मरौना 


बिप्रसे 


1312/04 


कटिहार 


28 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


10 


1101 


श्री गयानंद यादव 


अररिया 


पलासी 


बिप्रसे 


1366/04 


भागलपुर 


11 


1102 


श्री जयशंकर मंडल 


बेगुसराय 


गढपुरा 


बिप्रसे 


929/04 


भागलपुर 


12 


1103 


श्री शहादत हुसैन 


बेगुसराय 


बखरी 


बिप्रसे 


1407/04 


कैमूर 


13 


1104 


श्री रविभूषण 


गया 


बाराचट्टी 


बिप्रसे 


1031/04 


नवादा 


14 


1105 


श्री मनोजित कुमार दास 


पूर्वी चंपारण 


चकिया 


बिप्रसे 


666/04 


प 0 चंपारण 


15 


1106 


श्री मुमुक्षु कु 0 चौधरी 


नवादा 


गोविंदपुर 


बिप्रसे 


1414/04 


पटना 


16 


1107 


मो 0 परवेजुल्लाह 


अररिया 


अररिया 


बिप्रसे 


1209/04 


दुमका 


17 


1108 


श्री रमेश झा 


अररिया 


जोकिहाट 


बिप्रसे 


754/08 


मधुबनी 


18 


1109 


श्री अशोक कुमार तिवारी 


अररिया 


नरपतगंज 


बिप्रसे 


1459/04 


यू ० पी ० 


19 


1110 


श्री सुरेन्द्र राय 


अररिया 


रानीगंज 


बिप्रसे 


1174/04 


वैशाली 


20 


1111 


मो 0 महफूज आलम 


मधेपुरा 


गम्हरिया 


बिप्रसे 


1024/04 


औरंगाबाद 


21 


1112 


मो ० सलीम अख्तर अंसारी 


गया 


फतेहपुर 


बिप्रसे 


1192/04 


मधुबनी 


22 


1113 


मो ० कामिल अख्तर 


बेगुसराय 


बछवाडा 


बिप्रसे 


2244/04 


अररिया 


23 


1114 


श्री सुधांशु कुमार चौबे 


मुजफ्फरपुर 


गायघाट 


बिप्रसे 


1272/04 


गोपालगंज 


बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

ह ० / -अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन ) 


अधिसूचना 

26 फरवरी 2009 
सं 0 I/ BISCORE- 4/ 2007-05 - जिला पदाधिकारी - सह -जिला निबंधक , कैमूर के औचक जॉच प्रतिवेदन के 
क्रम में श्री अरूण कुमार ठाकुर, जिला अवर निबंधक, कैमूर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया गया कि 
श्री ठाकुर का तत्समय अपने कार्यालय पर समुचित नियंत्रण नहीं हो पाया था । 
अतः श्री अरूण कुमार ठाकुर, जिला अवर निबंधक, कैमूर को भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


बिहार गजट, 11 मार्च 2009 


29 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

27 फरवरी 2009 
1 / निग.को.(रा.आ .) - सी.ए. - 02 / 09 / 355 — निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल के द्वारा श्री 
रामाशंकर झा , सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, बगहा अंचल, बगहा, जिला - पश्चिम चम्पारण को दिनांक 27.01.2009 को 
परिवादी श्री जितेन्द्र साह से रु . -15,000.00 (पन्द्रह हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों, गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में 
भेजे जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम -9(2)( क ) एवं 
9 (1)(ग ) के अन्तर्गत इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 27.01.2009 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए 
निलंबित किया जाता है । 

2. हिरासत से मुक्ति के पश्चात श्री रामाशंकर झा का निलबंन अवधि में मुख्यालय संयुक्त निबधंक , सहयोग 
समितियाँ, मुजफ्फरपुर प्रमंडल , मुजफ्फरपुर निर्धारित की जाती है उक्त नियमावली के नियम -10 के प्रावधानों के अनुसार अर्द्ध 
वेतन के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य महँगाई भत्ता प्राप्त करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

देवकांत दिवाकर , 
सरकार के उप सचिव - सह- मु.निग , पदाधिकारी । 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

2 मार्च 2009 
सं ० कौन / भी0-138 / 08( छाया II) 28. श्री राजीव रंजन कुमार सिंह, वाणिज्य - कर उपायुक्त(बिहार 
वित्त सेवा) प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम को अपनी पत्नी श्रीमति संघमित्रा सिंह एवं अन्य के साथ 
साठ - गाँठ एवं जाल साजी कर जाली भूमि क्रय दस्तावेज के आधार पर बैंक ऑफ इन्डिया से करोड़ो रूपये 
का ऋण प्राप्त करने तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के अन्य कतिपय प्रावधानों का उल्लंघन 
करने आदि के आरोप प्रथम द्रष्ट्या सही पाये गए है । इनके विरूद्ध उक्त कदाचार के लिए विभागीय 
कार्यवाही चलाया जाना समीचीन है । अतएव इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता 


है । 


2005 


2. निलम्बन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली , 
के नियम 10(1 ) के अन्तर्गत प्रावधानित जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय.वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन ) प्रमण्डल , पटना का 
कार्यालय होगा । 

4. इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संकल्प एवं आरोप पत्र अलग से निर्गत किया 
जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 / -अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


4 मार्च 2009 
कौन भी 107/09/31 श्री राजकिशोर साह, बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य कर पदाधिकारी 
को उनके दानापुर अंचल के पदस्थापन के दौरान अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग , बिहार के धावा दल 
द्वारा दिनांक 19.02.09 को एक व्यवसायी से एक मुंशी के माध्यम से रिश्वत के रूप में 10,000 / - (दस 
हजार ) रूपया नगद प्राप्त करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । इस 
सिलसिले में श्री साह के विरूद्ध विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण 

1988 की धारा 7/8/13/2 सह पठित धारा 13(1) ( डी ) के अंतर्गत प्राथमिकी सं 0 
012/2009 दिनांक 19.02.09 भी दर्ज करायी गयी है । 

श्री साह के विरूद्ध इस आपराधिक कृत्य / कदाचार के लिए अनुसंधान तथा मुकदमा एवं 
अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी / विचारित है एवं सक्षम प्राधिकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
श्री साह को निलंबित किया जाना अपेक्षित है । 


30 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


अतएव श्री राजकिशोर साह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली, 2005 के नियम 9 (1) ( ग ) के तहत दिनांक 19.02.09 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए 
निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबन अवधि में श्री साह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2005 के नियम 10 के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त ( प्र ० ) पटना प्रमंडल , पटना 
निर्धारित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ह 0 / -अस्पष्ट , 
वाणिज्य - कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


( सं ० 3निगो०(2) 10 / 07 प 0 पा 0 / 13 नि ० गो ० ) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ( पशुपालन) 


- 


संकल्प 

13 फरवरी 2009 
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है) की जॉच के उपरांत सी 0 बी 0 आई0 ने डा 0 शक्ति 
शंकर वर्मा, तदेन सेवानिवृत महाप्रबन्धक, दुग्ध आपूर्ति - सह- डेयरी फार्म , होटवार , रॉची को आपराधिक कांड संख्या- आर० सी ० 
24(ए) / 96, आर0 सी 0 31 (ए) / 96 , आर0 सी 0 32(ए) / 96( iii ), आर0 सी 0 35 (ए) / 96( ii), आर0 सी 0 47 (ए)/ 96 में अभियुक्त बनाया है 
उक्त कांडों में से कांड संख्या- आर0 सी 0 32(ए) / 96(iii ) में माननीय विशेष न्यायाधीश, सी 0 बी 0 आई 0(ए0 एच 0 डी 0 स्कैम) न्यायालय, 
राँची के दिनांक -30 / 31.05.2007 को पारित न्याय निर्णय द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 में पशुचारा, पशु चिकित्सा उपकरण तथा पशु 
चिकित्सा दवा की फर्जी आपूर्ति से संबंधित करोड़ो रुपये की राशि का सरकारी खजाने से अवैध निकासी के षड्यंत्र में डा 0 वर्मा की 
सहभागिता के आरोप को प्रमाणित पाया है तथा प्रमाणित आरोपों के आधार पर 6 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 1.80 लाख (एक लाख 
अस्सी हजार) रुपये का जुर्माने की सजा दी है । 

संदर्भित कांड में डा 0 वर्मा के विरूद्ध गठित आरोप / आरोपों को माननीय सी 0 बी 0 आई0 न्यायालय द्वारा प्रामणित पाए जाने 
तथा सजा दिये जाने के आलोक में इनका भविष्य सदाचार खण्डित हो जाता है, जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए जाने हेतु 
यह एक मानी हुई शर्त है । 

अतः वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए) एवं 43 ( बी) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त 
डा 0 वर्मा के पूर्णपेंशन एवं उपदान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है जिसमें बिहार लोक सेवा अयोग, पटना की 
सहमति प्राप्त है । 

सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड के आलोक में दण्डादेश निर्गत करने से पूर्व डा 0 वर्मा से कारणपृच्छा की गयी थी । कारणपृच्छा 
के आलोक में डा 0 वर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण का सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को 
यथावत् रखा गया है । अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के आधार पर डा 0 शक्ति शंकर वर्मा, तदेन 
सेवानिवृत महाप्रबन्धक, दुग्ध आपूर्ति - सह- डेयरी फार्म, होटवार, रॉची जो दिनांक -30.04.1995 को सेवानिवृत हो गये हैं, को भविष्य में 
पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहींकिया जायेगा । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ सभी सक्षम प्राधिकार / संबंधित पदा० को अवश्य भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

एस 0 के 0 तिवारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


. 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


31 


( सं ० 3निगो०(2)11 / 07 प0 पा 0 / 14निगो० ) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ( पशुपालन ) 


संकल्प 


। 


- 


13 फरवरी 2009 
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी ) के उजागर होने के पश्चात् सी 0 बी 0 आई0 द्वारा 
की गयी जाँच के उपरांत सी 0 बी 0 आई0 ने डा 0 भुवनेश्वर सहाय, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोड्डा को कांड संख्या- आर सी ० 
33(ए) / 96 , आर 0 सी 0 43(ए) / 96 एवं आर0 सी 0 44 (ए) / 96 में आरोपित किया है । इनमें से कांड संख्या- आर0 सी 0 43 (ए) / 96 में 
माननीय विशेष न्यायाधीश I, सी 0 बी 0 आई0(ए0 एच 0 डी 0 स्कैम) न्यायालय, रॉची के दिनांक -31.07.2007 को पारित न्याय निर्णय द्वारा 
डा 0 सहाय को उनके विरूद्ध लाए गए आरोप को प्रमाणित पाते हुए छ: वर्षों का सश्रम कारावास तथा 1.80 लाख (एक लाख अस्सी 
हजार) रुपये का अर्थदंड तथा दंड की सजा दी गयी है । 

स्पष्ट है कि संदर्भित कांड में गठित आरोप / आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के बाद ही डा 0 सहाय को माननीय सक्षम 
न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है । न्यायिक कार्यवाही में सजादिये जाने के कारण इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, 
जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए जाने हेतु यह एक मानी हुई शर्त है । 

अतः उपर वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए) एवं 43( बी) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण 
विचारोपरान्त डा 0 सहाय के पूर्ण पेंशन एवं उपदान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है जिसमें बिहार लोक सेवा 
आयोग, पटना की सहमति प्राप्त है । 

सरकार के निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर डा 0 सहाय से प्राप्त कारणपृच्छा एवं कारणपृच्छा के आलोक में डा 0 
सहाय से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सरकार द्वारा की गयी समीक्षोपरान्त डा 0 सहाय का पूर्ण पेंशन एवं उपादान स्थायी रूप से रोकने 
सम्बन्धी अनुशासनिक दण्ड को यथावत् रखा गया है । अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा अयोग के सहमति के आधार पर डा 0 
भुवनेश्वर सहाय , तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी,गोड्डा जो दिनांक -31.01.1997 को सेवानिवृत हो गये हैं , को भविष्य में पेंशन तथा 
उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा । साथ ही डा 0 सहाय को उनके निलंबन की तिथि दिनांक -14.02.96 से 
31.01.07 तक की अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ सभी सक्षम प्राधिकार / संबंधित पदा० को अवश्य भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

एस 0 के 0 तिवारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


( सं ० उनिगो०(2) 13 / 07 प 0 पा 0 / 15 निगो० ) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन ) 


संकल्प 


13 फरवरी 2009 
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है) की जाँच के उपरांत सी 0 बी 0 आई0 ने डा 0 राम 
राज राम, तदेन प्रभारी निदेशक, पशुपालन विभाग,बिहार , पटना को आपराधिक कांड संख्या- आर0 सी 0 20(ए)/ 96, आर० सी ० 
31 (ए) / 96, आर0 सी 0 35(ए) / 96 (ii), आर0 सी 0 38(ए ) / 96, आर0 सी 0 46 (ए) / 96 (ii )] आर0 सी 0 47(ए) / 96, आर 0 सी 0 48 (ए) / 96 
आर0 सी 0 50( ए) / 96 (ii), आर0 सी 0 51(ए) / 96 , आर0 सी 0 52(ए) / 96 , आर0 सी 0 54(ए) / 96 , आर0 सी 0 55 (ए) / 96 , आर0 सी 0 


32 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


55 (ए) / 96( ii), आर0 सी 0 56 (ए) / 96(ii), आर0 सी 0 57(ए) / 96 , आर 0 सी 0 63 (ए) / 96, आर0 सी 0 64(ए) / 96, आर0 सी 0 66(ए) / 96, 
आर0 सी 0 68(ए) / 96 एवं आर0 सी 0 02/2000 में अभियुक्त बनाया है । उक्त आपराधिक कांडों में से कांड संख्या- आर0 सी 0 
66(ए) / 96 में माननीय विशेष न्यायाधीश IV , सी 0 बी 0 आई 0(ए 0एच 0 डी 0 स्कैम) न्यायालय, रॉची के दिनांक -31.05.2007 को पारित 
न्याय निर्णय द्वारा निदेशक के अपने पद पर पदस्थापन की अवधि में पशुचारा, पशु चिकित्सा उपकरण तथा पशु चिकित्सा दवा की 
फर्जी आपूर्ति से संबंधित करोड़ो रुपये की राशि का सरकारी खजाने से अवैध निकासी के षड्यंत्र में डा 0 राम की सहभागिता के आरोप 
को प्रमाणित पाया है तथा प्रमाणित आरोपों के आधार पर पांच वर्षों का सश्रम कारावास एवं 2.85 लाख ( दो लाख पचासी हजार) रुपये 
का जुर्माने की सजा दी है 

संदर्भित कांड में डा 0 राम के विरूद्ध गठित आरोप / आरोपों को माननीय सी 0 बी 0 आई0 न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाए जाने 
तथा सजा दिये जाने के आलोक में इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए 
जाने हेतु यह एक मानी हुई शर्त है । 

अतः वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(ए) एवं 43 ( बी) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त 
डा 0 राम के पूर्ण पेंशन एवं उपदान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की 
सहमति प्राप्त है । 

सरकार द्वारानिर्धारित दण्ड के आलोक में दण्डादेश निर्गत करने से पूर्व डा 0 राम से की गयी कारणपृच्छा तथा कारणपृच्छा 
के आलोक में डा 0 राम से प्राप्त स्पष्टीकरण का सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को 
यथावत् कायम रखा गया है । अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के आधार पर डा 0 राम राज राम , तदेन 
प्रभारी निदेशक , पशुपालन विभाग,बिहार, पटना जो दिनांक -30.04.2003 को सेवानिवृत हो गये हैं , को भविष्य में पेंशन एवं उपादान का 
भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा । साथ ही डा0 राम को उनके निलंबन की अवधि दिनांक -26.02.96 से सेवानिवृति की तिथि 
दिनांक -30.04.2003 के बीच की अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ सभी सक्षम प्राधिकार / संबंधित पदा० को अवश्य भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

एस 0 के 0 तिवारी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


( सं ० 3निगो०(2)11 / 07 प 0 पा 0 / 19 निगो० ) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन ) 


संकल्प 


फार्म , 


- 


17 फरवरी 2009 
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी ) के उजागर होने के पश्चात् सी 0बी 0 आई0 द्वारा 
जाँच की गयी । जाँच के उपरांत सी 0 बी 0 आई0 ने डा0 ब्रजनन्दन प्रसाद वर्मा, तदेन सहायक निदेशक (कुक्कुट) क्षेत्रीय कुक्कुट 
होटवार, रॉची को कांड संख्या- आर0 सी 0 43 (ए) / 96 , आर0 सी 0 44 (ए) / 96 , आर 0 सी 0 46 (ए) / 96 (ii ) एवं आर0 सी 0 47(ए) / 96 में 
आरोपित किया है । इनमें से कांड संख्या- आर0 सी 0 43 (ए) / 96 में माननीय विशेष न्यायाधीश I, सी 0 बी 0 आई0(ए0एच 0 डी 0 स्कैम) 
न्यायालय, रॉची द्वारा दिनांक -31.07.2007 को पारित न्याय निर्णय द्वारा डा 0 वर्मा को उनके विरूद्ध लाए गए आरोप को प्रमाणित पाते 
हुए छ: वर्षों का सश्रम कारावास तथा 1.80 लाख (एक लाख अस्सी हजार) रुपये का अर्थदंड तथा दंड की सजा दी गयी है । 


बिहार गजट, 11 मार्च 2009 


33 


। 


स्पष्ट है कि संदर्भित कांड में गठित आरोप / आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के बाद ही डा 0 वर्मा को माननीय सक्षम न्यायालय 
द्वारा सजा दी गयी है । न्यायिक कार्यवाही में सजा दिये जाने के कारण इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि यह 
पेंशन प्रदान किए जाने हेतु यह एक मानी हुई शर्त है । 

अतः उपर वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) एवं 43 ( बी) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण 
विचारोपरान्त डा 0 वर्मा के पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है जिसमें बिहार लोक सेवा 
आयोग, पटना की सहमति प्राप्त है । 

सरकार के निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर डा 0 वर्मा से की गयी कारणपृच्छा तथा कारणपृच्छा के आलोक में डा 0 
वर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सरकार द्वारा की गयी समीक्षोपरान्त डा 0 वर्मा का पूर्णपेंशन एवं उपादान स्थायी रूप से रोकने सम्बन्धी 
अनुशासनिक दण्ड को यथावत् रखा गया है । अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सहमति के आधार पर डा 0 
ब्रजनन्दन प्रसाद वर्मा, तदेन सहायक निदेशक ( कुक्कुट ) , क्षेत्रीय कुक्कुट फार्म, होटवार, रॉची जो दिनांक -31.01.1996 को सेवानिवृत 
हो गये हैं , को भविष्य में पेंशन तथा उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ सभी सक्षम प्राधिकार / संबंधित पदा० को अवश्य भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

एस 0 के 0 तिवारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


( सं० 3 नि ० गो ०(2)04 / 05 प0 पा 0 / 20 नि ० गो ० ) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन ) 


संकल्प 

17 फरवरी 2009 
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी) की जॉच के उपरांत सी 0 बी 0 आई0 ने डा 0 गौरी 
शंकर प्रसाद, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, चाईबासा को आपराधिक कांड संख्या- आर0 सी 0 19(ए) / 96, आर0 सी 0 31(ए) / 96 , 
आर 0 सी 0 46 (ए) / 96 (ii), आर 0 सी 0 47 (ए) / 96, आर0 सी 0 48( ए) / 96 , आर 0 सी 0 49 (ए) / 96 , आर0 सी 0 53(ए) / 96, आर 0 सी 0 
53(ए)/ 96 ( ii ), आर0 सी 0 55(ए) / 96 , आर0 सी 0 55(ए) / 96 (ii), आर0 सी 0 54 (ए)/ 96 एवं आर0 सी 0 66(ए)/ 96 में अभियुक्त बनाया 
है । उक्त आपराधिक कांडों में से कांड संख्या- आर0 सी 0 19(ए) / 96 तथा आर0 सी 0 66(ए) / 96 में माननीय सी 0 बी 0 आई0 न्यायालय 
द्वारा डा 0 प्रसाद दण्डित किये गये हैं | कांड संख्या- आर0 सी 0 19(ए) / 96 में माननीय विशेष न्यायाधीश IV , सी 0 बी 0 आई0( ए0 एच 0 डी 0 
स्कैम) न्यायालय, रॉची के दिनांक -12.04.06 को पारित न्याय निर्णय द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 में पशुचारा, पशु चिकित्सा उपकरण 
तथा पशु चिकित्सा दवा की फर्जी आपूर्ति से संबंधित लाखों रुपयों की राशि का सरकारी खजाने से अवैध निकासी के षड्यंत्र में डा 0 
प्रसाद की सहभागिता के आरोप को प्रमाणित पाया है तथा प्रमाणित आरोपों के आधार पर सात वर्षों का सश्रम कारावास एवं 4.55 लाख 
( चार लाख पचपन हजार) रुपये का जुर्माना की सजा दी है । 

संदर्भित कांड में डा 0 प्रसाद के विरूद्ध गठित आरोप / आरोपों को माननीय सी 0 बी 0 आई0 न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाए जाने 
तथा सजा दिये जाने के आलोक में इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए 
जाने हेतु यह एक मानी हुई शर्त है । 

अतः वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43( बी ) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त डा 0 प्रसाद 
के पूर्ण पेंशन एवं उपदान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति 
प्राप्त है । 


34 


बिहार गजट , 11 मार्च 2009 


सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड के आलोक में दण्डादेश निर्गत करने से पूर्व डा0 प्रसाद से की गयी कारणपृच्छा तथा डा 0 प्रसाद 
से प्राप्त कारणपृच्छा जबाव का सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध निर्धारित दण्ड को कायम रखा गया । 
अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के आधार पर डा 0 गौरी शंकर प्रसाद, तदेन जिला पशुपालन 
पदाधिकारी, चाईबासा जो दिनांक -31.12.1996 को सेवानिवृत हो गये हैं , को भविष्य में पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से 
नहीं किया जायेगा । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ सभी सक्षम प्राधिकार / संबंधित पदा0 को अवश्य भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एस 0 के 0 तिवारी, 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
( सं० 3निगो0(2)01 / 0840 पा 0 / 21निगो० ) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन ) 


। 


संकल्प 

17 फरवरी 2009 
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी ) के उजागर होने के पश्चात् सी 0बी 0 आई0 द्वारा 
की गयी जाँच के उपरांत सी 0 बी 0 आई0 ने डा 0 अजीत कुमार सिन्हा, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी ( चलन्त) गोड्डा को 
कांड संख्या- आर0 सी 0 33(ए) / 96, आर0 सी 0 34(ए) / 96, आर0 सी 0 39 (ए) / 96 , आर0 सी 0 45(ए) / 96, एवं आर0 सी 0 77 (ए) / 96 में 
आरोपित किया है । इनमें से कांड संख्या- आर0 सी 0 77 (ए)/ 96 में माननीय विशेष न्यायाधीश III, सी 0 बी 0 आई0(ए0 एच0 डी 0 स्कैम) 
न्यायालय, रॉची द्वारा दिनांक -08.06.2007 को पारित न्याय निर्णय द्वारा डा0 अजीत कुमार सिन्हा को उनके विरूद्ध लाए गए आरोप को 
प्रमाणित पाते हुए सातः वर्षों का सश्रम कारावास तथा 4.75 लाख ( चार लाख पचहतर हजार ) रुपये का अर्थदंड तथा दंड की सजा दी 
गयी है । 

स्पष्ट है कि संदर्भित कांड में गठित आरोप / आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के बाद ही डा 0 सिन्हा को माननीय सक्षम 
न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है । न्यायिक कार्यवाही में सजा दिये जाने के कारण इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है , 
जबकि यह पेंशन प्रदान किए जाने हेतु एक मानी हुई शर्त है । 

अतः उपर वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) एवं 43 ( बी ) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण 
विचारोपरान्त डा 0 सिन्हा के पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है जिसमें बिहार लोक सेवा 
आयोग, पटना की सहमति प्राप्त है । 

सरकार के निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर डा0 सिन्हा से की गयी कारणपृच्छा के आलोक में उनसे प्राप्त जबाव को 
समीक्षोपरान्त अस्वीकृत करते हुए उनका पूर्णपेंशन एवं उपादान स्थायी रूप से रोकने सम्बन्धी दण्ड को बरकरार रखा गया है । अतः 
सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सहमति के आधार पर डा0 अजीत कुमार सिन्हा, तदेन भ्रमणशील पशु चिकित्सा 
पदाधिकारी ( चलन्त) गोड्डा जो दिनांक -30.09.2003 को सेवानिवृत हो गये हैं , को भविष्य में पेंशन तथा उपादान का भुगतान स्थायी 
रूप से नहीं किया जायेगा । साथ ही डा 0 सिन्हा के निलंबन की तिथि 14.02.96 से सेवानिवृति की तिथि 30.09.2003 के बीच जीवन 
निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि देय नहीं होगी । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ सभी सक्षम प्राधिकार / संबंधित पदा ० को अवश्य भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एस 0 के 0 तिवारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट, 11 मार्च 2009 


35 


( सं 0 3निगो०(2) 13 / 07 प0 पा 0 / 22 निगो० ) 
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ( पशुपालन ) 


संकल्प 


17 फरवरी 2009 
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है) की जाँच के उपरांत सी 0 बी 0 आई0 ने डा0 अर्जून 
शर्मा, तदेन सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, चाईबासा को आपराधिक कांड संख्या- आर0 सी 0 20(ए) / 96, आर0 सी 0 47 (ए) / 96 , 
आर0 सी 0 51(ए) / 96 , आर0 सी 0 49 (ए)/ 96 , आर0 सी 0 51(ए) / 96 आर0 सी 0 66 (ए) / 96 एवं आर0 सी 0 68(ए) / 96 में अभियुक्त बनाया 
है । उक्त आपराधिक कांडों में से कांड संख्या- आर0 सी 0 66 (ए) / 96 में माननीय विशेष न्यायाधीश IV, सी 0 बी 0 आई 0(ए० एच० डी ० 
स्कैम) न्यायालय, रॉची के दिनांक -31.05.2007 को पारित न्याय निर्णय द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 में पशुचारा, पशु चिकित्सा उपकरण 
तथा पशु चिकित्सा दवा की फर्जी आपूर्ति से संबंधित करोड़ो रुपये की राशि का सरकारी खजाने से अवैध निकासी के षड्यंत्र में डा 0 
शर्मा की सहभागिता के आरोप को प्रमाणित पाया है तथा प्रमाणित आरोपों के आधार पर 6 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 2.55 लाख ( दो 
लाख पचपन हजार ) रुपये का जुर्माने की सजा दी है । 

संदर्भित कांड में डा 0 शर्मा के विरूद्ध गठित आरोप / आरोपों को माननीय सी 0 बी 0 आई0 न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाए जाने 
तथा सजा दिये जाने के आलोक में इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए 
जाने हेतु यह एक मानी हुई शर्त है । 

अतः वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) एवं 43(बी ) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त 
डा 0 शर्मा के पूर्ण पेंशन एवं उपदान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है जिसमें बिहार लोक सेवा अयोग, पटना की 
सहमति प्राप्त है । 

सरकार द्वारा निर्धारित दण्ड के आलोक में दण्डादेश निर्गत करने से पूर्व डा 0 शर्मा से की गयी कारणपृच्छा तथा कारणपृच्छा 
के आलोक में डा 0 शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण का सरकार द्वारा समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरान्त डा 0 शर्मा के स्पष्टीकरण को 
अस्वीकार करते 

हुए 

उनके विरूद्ध प्रस्तावित दण्ड को यथावत् रखा गया है । अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग की 
सहमति के आधार पर डा 0 अर्जुन शर्मा, तदेन सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, चाईबासा जो दिनांक- 31.01.2003 को सेवानिवृत हो गये 
हैं , को भविष्य में पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा |साथ ही डा0 शर्मा को उनके निलंबन की तिथि 
दिनांक -02.02.96 से सेवानिवृति की तिथि दिनांक -31.01.2003 के बीच की अवधि का जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई राशि 
देय नहीं होगी । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियाँ सभी सक्षम प्राधिकार / संबंधित पदा0 को अवश्य भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एस 0 के 0 तिवारी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट का पूरक ( अ 0 ), 51-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 


